इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in 
से भी डाउन लोड किया जा सकता है. 


शासन 


माप्रवेश 


सत्यमेव 


जमले 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 36 ] 


भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 6 सितम्बर 2019 - भाद्र 15 , शक 1941 


भाग २ 
स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश 


ग्वालियर, दिनांक 16 अगस्त 2019 


. 


क्रमांक क्यू -18 डूडा ग्वा/ 2019-2015. मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 ( क्र 37 
सन 1961 ) की धारा 29 की उपधारा ( 1 ) एवं म 0 प्र 0 शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय विभाग की अधिसूचना क्र 4-520-18-3-2004 भोपाल दिनांक 25 फरवरी 2004 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मै अनुराग चौधरी, कलेक्टर ग्वालियर नगर परिषद मोहना 
जिला ग्वालियर में वार्डो का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद द्वारा अवधारित 
करता हूँ । 
वार्ड का नाम 

कुल अनुसचित जाति अनुसचित जनजाति 

जनसंख्या की जनसंख्या की जनसंख्या 
डॉ ० भीमराव अम्बेडकर वार्ड 1405 

11 

627 
स्वामी विवेकानन्द वार्ड 

820 0 

0 


वार्ड क्र 


1 


2 


169 


170 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 2 


3 


1167 


29 


196 


4 


1317 


29 


0 


5 


1366 


46 


0 


6 


1295 


207 


0 


7 . 


557 


992 
1295 


रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 
महाबीर वार्ड 
आदि गुरू शंकराचार्य वार्ड 
शहीद भगत सिंह वार्ड 
महार्षि बाल्मीकि वार्ड 
चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 
रानी अहिल्याबाई वार्ड 
सरदार वल्लभभाई पटेल वार्ड 
महात्मा गाँधी वार्ड 
संत कबीर वार्ड 
पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 
रानी झलकारी बाई वार्ड 


0 

0 


8 


115 . 
110 


9 


1467 


10 


1453 


128 


64 
571 
0 


11 


1259 


178 


12 


57 


180 


13 


1279 
946 
1338 


34 


333 


14 


178 


349 


15 


गुरू नानक वार्ड 


1247 
18646 


201 
1880 


608 
2928 


योग: 


उत्तर : 


वार्ड क्रमांक -1 डॉ ० भीमराव अम्बेडकर वार्ड 

मोहना न . पं. कि सीमा छोटे आदिवासी के खेत से होते हुए पथरौठा हीरापुरा एवं 
सहसारी रोड से होते हुए 6 नं. नहर के पैंथा से पूर्व दिशा में एबी रोड पर तारा 


चन्द धाकड तका 


पूर्व 


ताराचंद धाकड के मकान से होते हुए दक्षिण दिशा में लोहार हवेली से होते हुए 
ऑगनवाडी क्रमांक 1 तक । 
ऑगनवाडी क्र 01 से होते हुए पश्चिम दिशा में गुर्जर मोहल्ला से निकल कर जुगल 
बाबा के घर तक । 


दक्षिण : 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


171 


उत्तर : 


पश्चिम : 

जुगलबाबा के घर से होते हुए मोहना सीमा पर कृषि जमीन से निकल कर उत्तर 

दिशा में छोटे आदिवासी खेत तका 
वार्ड क्रमांक-2 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 

भूदेव शर्मा के मकान से होते हुए पूर्व दिशा में दाहिने हाथ से होते हुए एबी रोड पर 

इन्द्रजीत धाकड के मकान तक । 
पूर्व इन्द्रजीत धाकड से होते हुए दाहिने हाथ पर दक्षिण दिशा में पुरानी पानी कि टंकी 

के पास पुरुषोत्तम मिश्रा जी तक । 
दक्षिण : 

पुरुषोत्तम मिश्रा जी के मकान से बॉएं हाथ से निकलते हुए पश्चिम दिशा में 

हनुमान मंदिर बाबू जादौन के मकान तक । 
पश्चिम : 

बाबू जादौन के मकान से होते हुए उत्तर दिशा कि ओर बढ़ते हुए भूदेव शर्मा के 


मकान तक । 


उत्तर : 


उत्तर : 


वार्ड क्रमांक -3 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 

होली का डांडा मोहल्ला अशोक शर्मा के बायें हाथ से जाते हुए पूर्व दिशा की ओर 

एबी रोड पर पशु अस्पताल के पास तक । 
पूर्व देवेन्द्र धाकड के मकान से सदर बाजार होते हुए दाहिने हाथ पर दक्षिण दिशा में 

वीरेन्द्र जैन ( कोकी ) के मकान तक 
पश्चिम : 

वीरेन्द्र जैन ( कोकी ) के मकान से होते हुए ताजिया के पाठ पश्चिम दिशा में 

बाबूलाल जैन के मकान तक । 
दक्षिण : ताजिया के पाठ सेन्ट्रल बैंक एटीएम से होते हुए उत्तर दिशा में अशोक शर्मा के 

मकान तका 
वार्ड क्रमांक 4 महावीर वार्ड 

कोमलपुरी के घर से होते हुए पूर्व दिशा में पुरानी पानी कि टंकी के पास विहारी 

ओझा के मकान तक । 
पूर्व विहारी लाल ओझा के घर से होते हुए बायें तरफ के समस्त घर लेते हुए दक्षिण 

दिशा में विष्णु गुप्ता के घर तक । 
दक्षिण : 

विष्णु गुप्ता के घर से होते हुए जैन मंदिर से इमलीपुरा पश्चिम दिशा में जगदीश 

उपाध्याय तका 
पश्चिम : जगदीश उपाध्याय के घर से होते हुए दाहिने हाथ से होते हुए कोमलपुरी के घर 

तका 
वार्ड क्रमांक -5 आदिगुरू शंकराचार्य वार्ड 
उत्तर : इमलीपुरा में मुरारी लाल शर्मा के घर से होते हुए पूर्व दिशा में इमामबाडे के पास 

नूर अहमद के मकान तक । 
पूर्व इमामबाडें से होते हुए राधाकिशन मंदिर बाथम मोहल्ला दक्षिण दिशा में महेश चन्द्र 

शर्मा के मकान तक । 
दक्षिण : 

महेश चन्द्र शर्मा के मकान से होते हुए पश्चिम दिशा में हाथी दरवाजे के पास 
पंजाब सिंह रावत के मकान तक । 


. 


172 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 2 


पश्चिम : 


पंजाब सिंह रावत के मकान से होते हुए बायें हाथ से सूरज उपाध्याय के मकान 


तका 


उत्तर : 


दक्षिण : 


वार्ड क्रमांक :- 6 शहीद भगत सिंह वार्ड 

ओमी मिश्रा जी के खेत से होते हुए राजेन्द्र पंडाजी बघेल मोहल्ला से पूर्व दिशा में 

दल्लू बघेल तक । 
पूर्व दल्लू बघेल से होते हुए हाथी दरवाजे से निकलने हुए 

रेल्वे स्टेशन रोड सज्जन . 
बाल्मिकी के खेत से निकल कर बडागांव रोड तक दक्षिण दिशा में । 
दक्षिण दिशा में बड़ागांव रोड से होते हुए पश्चिम दिशा में रेल्वे स्टेशन एवं 

महाविद्यालय से होते हुए गौडा की खदानों से जंगल तक । 
पश्चिम : 

गौडा खदानें जंगल से होते हुए उत्तर दिशा में खेत खलिहान ओडपुरा बघेल रावत 

मोहल्ला से निकल कर ओमी मिश्रा तक । 
वार्ड क्रमांक 7 महर्षि बाल्मीकि वार्ड 

सरमन सिंह धाकड रेल्वे स्टेशन रोड से खूद ( मन्टो कॉलोनी ) होते हुए पूर्व दिशा में 

जमा मस्जिद ताजिया का पाठ निजाम शाह के मकान तक । 
पूर्व निजाम शाह के मकान होते हुए दाहिने हाथ से जाते हुए नीलगर चौराहा से 

निकलकर दक्षिण दिशा में सोनी मोहल्ला गोपाल प्रजापति के मकान तक । 
दक्षिण : 

गोपाल प्रजापति के मकान से होते हुए दाहिने तरफ से निकलकर मदन शिवहरे के 


उत्तर : 


मकान तका 


उत्तर : 


पश्चिम : मदन शिवहरे के मकान से निकलकर शिवहरे माता का मन्दिर से होते हुए उत्तर 

दिशा में सरमन सिंह धाकड तक । 
वार्ड नं . 8 चन्द्र शेखर आजाद वार्ड 

जामा मस्जिद के पास रशीद खांन ताजिया के पाठ से दायें हाथ से होते हुए सदर 

बाजार पूर्व दिशा में आशाराम धाकड के मकान तक । 
पूर्व ए.बी. रोड पर आशाराम धाकड के मकान से पंचायत व भवन से दक्षिण दिशा में 

विहारी लाल दीक्षित के मकान तक । 
दक्षिण : 

स्कूल ग्राउण्ड विहारी लाल दीक्षित के मकान से कप्तान रजक के खेत खलिहान से 

निकल कर तलैया के पास पश्चिम दिशा में अजमेरी सांई के मकान तक । 
पश्चिम : 

अजमेरी साई के मकान से होते हुए दाहिने हाथ से मुबारक नेताजी के घर से उत्तर 

दिशा में हरी नामदेव तक । 
वार्ड क्रमांक -9 रानी अहिल्याबाई बार्ड 
उत्तर : गुरुद्वारे से होते हुए कॉलोनी पूर्व दिशा मे लट्टू धाकड से निकलते हुए एबी रोड पर 

गोपाल तिवारी की जमीन तक । 
पूर्व गोपाल तिवारीजी कृर्षि जमीन से होते हुये दक्षिण दिशा में नये थाने वाली रोड से 

होते हुए 

ठेर ग्राम में मोहना सीमा रेल कि पटरी कमल सिंह रावत के ईंट भट्टा तक । 
दक्षिण : 

कमल सिंह रावत के ईंट भट्टा से होते हुए पार्वती नदी के पास प्रीतम फार्म में 
पश्चिम दिशा में गुरूचरण सिंह सरदार जी के मकान तक । 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


173 


अश्चिम : गुरूचरण सिंह सरदार के मकान से होते हुए उत्तरदिशा में बडागाँव रोड से होते हुए 

गुरुद्वारे तक । 
वार्ड क्रमांक -10 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड 

पार्वती नदी रेस्ट हाऊस से होते हुए पूर्व दिशा में बॉएं हाथ से चलते हुए माधोपुरा 

दिव्यधाम तक । 
पूर्व दिव्यधाम से खेत खलिहान जंगल से होते हुए दक्षिण दिशा में डिगरी नदी के पुल 


उत्तर : 


तका 


उत्तर : 


पूर्व 


दक्षिण : 

डिगरी नदी के पुल से होते हुए खेत खलिहान से जंगल से निकलते हुए पश्चिम मे 

श्योपुर रोड फोरेस्ट पहाड़ी तक । 
पश्चिम : फॉरेस्ट पहाडी से होते हुए समस्त टीकुला ग्राम हनुमान मंदिर से निकलते हुए उत्तर 

दिशा में पार्वती नदी रेस्ट हाऊस तक । 
वार्ड क्रमांक -11 महात्मा गांधी वार्ड 

एबी रोड सुबेलाल धाकड के मकान से दीक्षित कॉलोनी होते हुए पूर्व दिशा में बिजली 
घर से होते हुए वायपास एबी रोड बलराम होटल के पास मोहना सीमा के समस्त 
खेत - खलिहान पीर साहब की दरगाह तक । 
बलराम होटल से चलते हुए दिशा के सभी मकान लेते हुए बिजली घर नहर खेडा 

कॉलोनी में पूर्व सरपंच स्व . हरज्ञान धाकड के मकान तक । 
दक्षिण : सरपंच के मकान से होते हुए पश्चिम दिशा में एबी रोड पर श्री लाल धाकड के 

मकान तका 
पश्चिम श्रीलाल धाकड के मकान से होते हुए दाहिने हाथ की तरफ के सभी मकान उत्तर 

दिशा में सूर्वेलाल धाकड तक । 
वार्ड क्रमांक -12 संत कबीर वार्ड 

लोहरा खार सोहन सिंह सरदार पूर्व दिशा से होते हुए एबी रोड से दायें हाथ पर 
चलते 

हुए डांडा मोहल्ला में याकूब पटवारी के मकान तक । 
पूर्व याकूब पटवारी के मकान से दक्षिण दिशा में चलते हुए नहर के पैथा सलीम खांन 

होटल वाले के मकान तक । 
दक्षिण : 

सलीम खांन होटल वाले के मकान से होते हुए दीक्षित कॉलोनी में नहर के पैंथा के 

रास्ते में पश्चिम दिशा मे गुप्ता मार्केट तक । 
पश्चिम : गुप्ता मार्केट से सफीक खांन से होते हुए नायक मार्केट से निकलते हुए उत्तर दिशा 

में सोहन सरदार लोहराखार तक । 
वार्ड क्रमांक -13 पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड 

श्मशानघाट, श्याम लाल परिहार के घर से होते हुए पूर्व दिशा में सामुदायिक 

स्वास्थ्य केन्द्र वायपास रोड तक । 
पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वायपास रोड से दक्षिण दिशा में शहजाद खांन बंगला 

वाले से नहर के पैंथा तक । 
दक्षिण : 

शहजाद खांन बंगला वाले से होते हुए पश्चिम दिशा में अनिल गुप्ता के मकान तक 


उत्तर : 


उत्तर : 


* 


174 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 2 


उत्तर : 


पश्चिम : 

अनिलं गुप्ता के घर से होते 

हुए 

एबी रोड से निकल कर आसमानी माता श्यामलाल 
के घर तक । 
वार्ड क्रमांक -14 रानी झलकारी बाई वार्ड 

रामसिंह तोमर, बल्ले शिवहरे के खेत से होते हुए वायपास रोड से निकलकर पूर्व 

दिशा में फॉरेस्ट ऑफिस संध्या आदिवासी तक । 
पूर्व संध्या आदिवासी से होते हुए धाकड होटल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से निकलकर 

मंडीप्रांगण दक्षिण दिशा माता का मंदिर रामू शाक्य तक । 
पश्चिम : 

राम शाक्य से होते हुए छोटा शेख पश्चिम में राजू सोनी तिवारी पेट्रोल पम्प तक । 
दक्षिण : 

तिवारी पेट्रोल पम्प से होते हुए उत्तर दिशा की ओर शांति नगर शंकरजी का मन्दिर 
से निकलते हुए कृषि जमीन छात्रावास बाटरबॉक्स से निकलते हुए राम सिंह तोमर 

के खेत तका 
वार्ड क्रमांक -15 गुरुनानक वार्ड 

न.पं. की RTO साहब के खेत से होते हुए बरईपुरा माता का मंदिर बरईपुरा मजरा 

लेते हुए पूर्व दिशा की ओर के समस्त मकान भरका नाले तक । 
पूर्व भरका नाले से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए मोहना सीमा के समस्त खेत खलिहान 

हुए ऐरीगेशन कॉलोनी को सम्मलित करते हुए नहर के पैंथा 


उत्तर : 


... 


महुअर नदी से जाते 


तका 


दक्षिण : 


नहर के पैथा से होते हुए रियाज खांन पुत्र जान मोहम्म्द का मकान से पश्चिम 
दिशा इन्द्रा कॉलोनी मान सिंह आदिवासी पूजा गार्डन तक । 
पूजा गार्डन से होते हुए उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए अमान खांन (पाल) होटल 


पश्चिम : 


तका 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अनुराग चौधरी, कलेक्टर. 


ग्वालियर , दिनांक 16 अगस्त 2019 


क्र . क्यू -18- डूडा -ग्वा - 2019. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की 
अधिसूचना क्रमांक 

क्यू - 18 - डूडा - ग्वा -2019 , दिनांक 16 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अनुराग चौधरी , कलेक्टर. 


41 2 ] 


HEYYY 1761431, fatics 6 frater 2019 


175 


Gwalior, the 16th August 2019 
No. 18 -Duda-Gwl/2019 / 202.15 . in exercise of the power conferred 
under sub - section ( 1) of section 29 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 
1961 (No.37 of 1961) read with notification No. 4-520 -XVIII-3-2004 
Bhopal Dated 24 February 2004 of Urban Administration and 
Development Deptt.Madhya Pradesh Govt. Mantralaya Bhopal. I, Anurag 
Chaudhary Collector Gwalior hereby notify the intention to include the 
following description of ward boundaries and schedule of the wards of 
Nagar Parishad Mohana District Gwalior as shown below . 
Ward 

Total S.C. 

S.T. 
Population Population Population 


Name Of The Ward 


No. 


1 


1405 


11 


627 


Dr.Bhim Rao Ambedkar Ward 
Swami Vivekanand ward 


2 


820 


0 


0 


3 


Rani Laxmi Bai Ward 


1167 


29 


196 


4 


Mahaveer ward 


1317 


29 


0 


5 


1366 


46 


0 


6 


Adiguru Shankaracharya ward 
Shaheed Bhagat Singh Ward 
Maharishi Valmiki Ward 


1295 


207 


0 


7 


992 


557 


0 


8 


Chandra Shekhar Azad Ward 


1295 


115 


0 


9 


. 1467 


110 


64 


10 


Ahilya Bai Ward 
sarda vallab bhaiWard 
Mahatma GandhiWard 


1453 


128 


571 


11 


1259 


178 


0 


12 


Sant Kabir Ward 


1279 


57 


180 


13 


946 


34 


333 


Pandit DindayalWard 
Rani Jhalkari bai Ward 


14 


1338 


178 


349 


15 


Guru Nayak Ward 


1247 


201 


608 


Total 

18646 1880 

2928 
Ward no . 1- Dr.Bhim Rao Ambedkar Ward 
North The boundaries of Mohana Nagar Panchayat through the 

agricultural land of Chhote Adivasi, through the Pathrota , 
Hirapura and Sahsari road from the six number canals in the 

east A B road to Tarachand Dhakad . 
East from the house of Tarachand Dhakad through Lohar Haveli in 

South to Anganbadi no. 1 


176 


Flygt 75143 , facict 6 fiatal 2019 


[ M 2 


. 


South from the Anganwadi no . 1 thourgh Gurjar Mohalla in West to 

the house of Jugal baba. 
West from the house of Jugal baba in the West direction , on the 

Mohana boundary behind agricultural land to the agricultural 

land of Chhote Adivasi in the North direction . 
Ward no . 2 Swami Vivekanand ward 
North from the house of Bhudev Sharma thorugh the East direction 

on righthand side on A B road to the house of Indrajeet 

dhakad . 
East from Indrajeet dhakad to Puroshottam Mishra on right hand 

side in the South direction near the old water tank . 
South from the house of Puroshottam Mishra along left hand side to 

house of Babu Yadav near Hanuman Mandir . 
West from the house of Babu Yadav to the house of Bhudev Sharma 

in North direction , 
Ward no . 3 Rani LaxmiBai Ward 
North North direction toward Holi ka Danda Mohalla , with the left 

hand side of Ashok Sharma towards east direction on A B road 

near Veterinary Hospital. 
East - from the house of Virendra Dhakad towards Sadar Bazaar on 

right hand to Virendra Jain ( the house of Koki), in the south 

direction . 
West from the house of Virendra Koki to the house of Babulal Jain 

Tajiya ke path in West direction , 
South from Tajiya ke path Central Bank atm to the house of Ashok 

Sharma in North direction , 
Ward no . 4 Mahaveer ward 
North from the house of Komal Puri toward East direction , to the 

house of Bihari Ojha near old water tank. 
from the house of Biharilal ojha including all the houses of left 

hand side to the house of Vishnu Gupta in south direction . 
South From the house of Vishnu Gupta to Jain Mandir to Imlipura in 

the West direction to Jagdish Upadhyay 
West from the house of Jagdish Upadhyay on the right hand side to 

the house of Komal Puri. 
Ward no . 5 Adiguru Shankaracharya ward 
North from the house ofMurarilal Sharma Imlipura to the house of 

Ahemed near Imam bada in East direction . 


East 


TT 2 ] 


FEZYGT 15149 , farlic 6 fiatal 2019 


177 


East via Imam Bada , Radha Krishan temple, Batham Mohalla to the 

house of Mahesh Chandra Sharma in the south direction . 
South from the house of Mahesh Chandra Sharma near Hathi 

Darwaja to the house of Punjab Singh Rawat in the West 

direction . 
West from the house of Punjab Singh Rawat on the left hand side to 

the house of Suraj Upadhyay . 
Ward no . 6- Shaheed Bhagat Singh Ward 
North from the field land of OmiMishraji via Rajendra Pandaji 

Baghel Mohalla to Dallu Baghel in the East direction . 
East from the house of Dallu Baghel via Hathi Darwaja , Railway 

Station road through the from land of Sajjan Valmiki to 

Badagoan road in the South direction . 
South via Badagoun road in the South Direction , through Railway 

Station and College in the West direction to Ganda mines in 

forest . 
West - via Ganda mines in forest through form land Odpura , Baghel 

Rawat Mohalla to OmiMishra . 
Ward no . 7 Maharishi Valmiki Ward 
North via Sarman Singh Dhakad Railway Station Road , through 

Khund (manto colony) to the house of Nizam Sah Jama Masjid 

Taziya ke path in the East direction . 
East from the house of Nizam Shah on the right hand side through 

Neelgar Chauraha to the house of Gopal Prajapati Soni 

Mohalla in the south direction . 
South from the house of Gopal Prajapati on the righthand side to 

the house of Madan Shivhåre . 
West from the house ofMadan Shivhare through Mata ka Mandir to 

Sarman Singh Dhakad in the North direction . 
Ward no . 8 Chandra Shekhar Azad Ward 
North from Rashid Khan Tazia ka path near Jama Masjid on the right 

side to the house of Asharam Dhakad Sadar in the east 

direction . 
East from the house of Asharam Dhakad A B road through 

Panchayat Bahwan to the house of Biharilal Dixit in the south . 
South from the house of Biharilal Dixit school ground through the 

agriculturlal land of kaptan rajak to the house of Ajmeri Sai 
near Talaiya in thewest direction . 


178 


ZUG 1591, forlis 6 fata 2019 


[ 94T 2 


West from the house of AjmeriSai through the house ofMubaraq 

Netaji on right hand to Hari Namdev in the North direction . 
Ward no. 9- Ahilya Bai Ward 
North – via Gurudwara colony in the east through Lattoo Dhakad to the 

in the east through Latto Dhakad to the land of Gopal Tiwari on 

A B road . 
East through the agricultural land ofGopal Tiwari in the South 

direction through New Thana Road to the brick industry of 

Kamal Singh Rawat near Railway LineMohana ther village. 
South from the house of Gurucharan Singh Sardar near Badagoun 

road through Gurudwara in the North direction . 
Ward no . 10 - sarda vallab bhai Ward 
North though the Parvati river rest house walking Madhavpura Divya 

Dam on the left hand side in the East direction 
East through Divyadam to from land forest ot the bridge of Dingiri 

river in South direction . 
West via forest hill through all Tikula village Hanuman Mandir to 

Parvati River Rest house in the North direction . 
Ward no . 11- Mahatma GandhiWard 
North from the house of Shubelal Dhakad A B road to Dixit Colony 

east direction in electric house to Balram Hotel A B Road by 

pass near all field pir Sahib ki Dargah Mohana . 
East From Balram Hotel and all houses East direction to the house 

of Ex Sarpanch Late Hargyan Dhakad in Neharkheda colony 

electric house . 
South the house of Sarpanch to the house of Shrial Dhakad A B road 
West side- being the house of shrilal dhakad to all houses towards 

the right hand to shubelal dhakad in the North side . 
Ward no . 12 Sant Kabir Ward 
North side through Lohar Khar Sohan Singh Sardar A B road on the 

right hand side in the east to the Yakub Parwari in Dada 

Mohalla . 
East side through the house of Yakub Parwari in the East direction 

to the houses of Salim Khan Hotelwala small canal. 
South - from the house of Salim Khan Hotel wala towards Dixit Colony 

small Colony to Gupta Market in West direction . 
West - from Gupta Market towards Shafiq Khan Nayak Market to 

Sohan Sardar Lohar Khar in North direction . 


M 2 ] 


Hat 115145 , fria 6 frarot 2019 


179 


Ward no . 13 Pandit Dindayal Ward 
North from the house of Shyamlal Parihar Samshan Ghat to 

Community Health Centre by pass road in the East. 
East -from -community health centre -by- pass road to Shehjad Khan 

bunglow to small canal in the South direction . 
South from the bunglow of Shejad Khan to the house of Anil Gupta 

in the West direction . 
West from the house of AnilGupta to the house of Shyam Lal via 

AsmaniMata A B road . 
Ward no . 14 Rani Jhalkari bai Ward 
North via farm land of Ram Singh Tomar Balle Adiwasi through by 

pass road to Sandhya Adiwasi forest office in the East 

direction . 
East - from Sandhya Adiwasi via Dhakad Hotel Community Health 

Centre to Ramu Shakya Mata ka Mandir Mandi yard in the 

south direction . 
West - from Sandhya Adiwasi via Chhote Sheikh to Raju Soni Tiwari 

petrol pump in the West direction . 
West via Tiwaripetrol pump to the North direction leaving the 

temple of Shankarji Shantinagar leaving the agricultural and 

hostel from the water box to Ram Singh Tomar farm . 
Ward no . 15 Guru Nayak Ward 
North - from the farm land of Nagar Panchyat RTO Sahib though Mata 

Mandir Baraipura Majra Baraipura to the all houses of East 

direction Bahrka nala . 
East - from Bharka Nala towards the South direction all field land of 

Mohana border through Mahawar river including irrigation 

colony to Canal Paintha. 
South via Paintha Canal to the house of Riyaj Khan / Jan Mohammad 

to Indra Colony Man Singh Adiwasi Pooja Garden in the West 

direction . 
West via Pooja Garden approaching towards the north direction to 

Aman Khan Pall Hotel. 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

ANURAG CHAUDHARY , Collector. 


180 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 2 


कार्यालय, कलेक्टर ( शहरी विकास ), जिला सागर , मध्यप्रदेश 


क्र . 1463 - डूडा -2019 


सागर , दिनांक 29 अगस्त 2019 


म 0 प्र 0 राजपत्र ( असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसू. क्र . - 02 - एफ - 1-04-2019 
अठारह - 3 - तहत प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 - क की 
उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए सागर जिले की गढ़ाकोटा ब्लॉक की 
सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु संक्रमणशील 
क्षेत्र को नगर पालिका परिषद् गढ़ाकोटा की सीमा वृद्धि के लिए प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया 
जाता है । अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें 
निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव 
रखता है, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी लिखित 
आपत्ति / सुझाव कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण सागर को प्रस्तुत कर सकता है । 
समयावधि में प्राप्त सुझाव / आपत्तियां ही मान्य होगी । 

अनुसूची -1 
नगर पालिका परिषद् गढ़ाकोटा की सीमाओं से सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित ग्रामों का 
क्षेत्र निम्नानुसार होगा: 
कं . नगरीय क्षेत्र के सीमा वृद्धि हेतु ग्राम पंचायत के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु 
सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम 

आने वाले ग्राम 

प्रस्तावित ग्राम का 

क्षेत्रफल 
मगरधा ओ.जी. 

285 हे . में से 25 


1 


मगरधा 


अनुसूची -2 
अनुसूची -1 में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगर पालिका परिषद् गढ़ाकोटा की पुनरीक्षित सीमा निम्न 
प्रकार है: 
उत्तर में- मगरधा ओ.जी. । 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

प्रीति मैथिल नायक , 

कलेक्टर . 


M 2 ] 


qeyri 1947 , fali 6 fata 2019 


181 


S. No. 1463-2019 


Sagar, the 29th August 2019 


M.P. Gazette Notified published with extraordinary authority . As per the acceptance 
received under No. 02 -F- 1-04-2019 XVIII - 3-- Within the limits of the Garhakota 
Block of Sagar District , exercising the powers conferred under sub - section 1 of Section 5 - A of the 
Madhya Pradesh Municipal Act, 1961, the following In order to include the local area shown in the 
schedule, the transitional area is notified initially for the increase of the limits of the Municipal 
Council Garhakota . If the local authority or any person residing therein has jurisdiction over any 
suggestion or suggestion in respect of any suit contained therein , within 15 days from the date of 
publication of this notification , your written objection / suggestion will be collected by the District 
Collector / District Urban Development Agency. Any suggestions/objection received within the 
scheduled time shall only be considered . 


..- SCHEDULE - 1-:: 


The area of the proposed villages to be included from the boundaries of Nagar Palika Parishad 
Garhakota will be as follows: - 
No. Name of village area 

Included villages 

Area of proposed village to 

be included 
1 Magardha Magardha O.Jee 

285 to 25 


:: - SCHEDULE - 2 -:: 
The revised boundary of the Municipal Garhakota after including the area in schedule- 1 
North - Magardha o.jee. 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

PREETI MAITHIL NAYAK , Collector. 


182 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 2 


क्र . 1440 - डूडा-2019 


सागर , दिनांक 26 अगस्त 2019 


म 0प्र0 राजपत्र ( असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसू. क्र.- 02 -एफ -1-04--2019 
अठारह - 3 - तहत प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 - क की 
उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए सागर जिले की राहतगढ़ ब्लॉक की 
सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु संक्रमणशील 
क्षेत्र को नगर परिषद् राहतगढ़ की सीमा वृद्धि के लिए प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है । 
अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास 
करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव रखता है, तो 
इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति / सुझाव कार्यालय 
कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण सागर को प्रस्तुत कर सकता है । समयावधि में प्राप्त 
सुझाव / आपत्तियां ही मान्य होगी । 

अनुसूची -1 
नगर परिषद्, राहतगढ़ की सीमाओं से सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित. ग्रामों का क्षेत्र 
निम्नानुसार होगा: 
क . नगरीय क्षेत्र के सीमा वृद्धि हेतु ग्राम पंचायत के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु 
सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम 

आने वाले ग्राम 

प्रस्तावित ग्राम का 

क्षेत्रफल 
चन्द्रापुर 

बीरपुरा , पोपलखेड़ी 


1 


249.32 


अनुसूची -2 
अनुसूची-1 में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगर परिषद् राहतगढ़ की पुनरीक्षित सीमा निम्न प्रकार है: 
उत्तर में- बीरपुरा, 
पश्चिम में- पोपलखेड़ी । 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

प्रीति मैथिल नायक , कलेक्टर. 


1 2 ] 


HEYGT 175142 , faict 6 fiatal 2019 


183 


S. No. 1440-2019 


Sagar, the 26th August 2019 


M.P. Gazette Notified published with extraordinary authority . As per the acceptance 
received under No. 02 - F - 1-04-2019 - XVIII - 3-- Within the limits of the Rahatgarh 
Block of Sagar District, exercising the powers conferred under sub - section 1 of Section 5 - A of the 
Madhya Pradesh Municipal Act, 1961, the following In order to include the local area shown in the 
schedule , the transitional area is notified initially for the increase of the limits of the Municipal 
Council Rahatgarh . If the local authority or any person residing therein has jurisdiction over any 
suggestion or suggestion in respect of any suit contained therein , within 15 days from the date of 
publication of this notification , your written objection / suggestion will be collected by the District 
Collector / District Urban Development Agency. Any suggestions/objection received within the 
scheduled time shall only be considered . 


:: - SCHEDULE - 1 - :: 


The area of the proposed villages to be included from the boundaries of Nagar Parishad Rahatgarh 
will be as follows: 
No. Name of village area 

Included villages 

Area of proposed 

village to be included 
1 Chandrapur Beerpura , Popalkhedi 

249.62 


..- SCHEDULE - 2 - :: 
The revised boundary of the Municipal Rahatgarh after including the area in schedule- 1 
North - Popalkhedi . 
West - Beerpura . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

PREETI MAITHIL NAYAK , Collector. 


184 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 2 


क्र . 1436 - डूडा -2019 


सागर , दिनांक 26 अगस्त 2019 


. 


म 0 प्र0 राजपत्र ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसू. क्र . - 02 - एफ - 1-04-2019- 
अठारह - 3 - तहत प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 - क की 
उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए सागर जिले की बीना ब्लॉक की 
सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु संक्रमणशील 
क्षेत्र को नगर पालिका परिषद् बीना की सीमा वृद्धि के लिए प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता 
है । अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें 
निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव 
रखता है, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी लिखित 
आपत्ति / सुझाव कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण सागर को प्रस्तुत कर सकता है । 
समयावधि में प्राप्त सुझाव / आपत्तियां ही मान्य होगी । 

अनुसूची -1 
नगर पालिका परिषद् बीना की सीमाओं से सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित ग्रामों का क्षेत्र 
निम्नानुसार होगा: 
कं . नगरीय क्षेत्र के सीमा वृद्धि हेतु ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आने | शामिल किये जाने हेतु 
सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम 

प्रस्तावित ग्राम का 

क्षेत्रफल 
हिरनछिपा 

हिरनछिपा 
नौगांव 

नौगांव 
3 गुलौआ 

गुलौआ 
बरदौरा 

बरदौरा 
किर्रावदा 

किर्रावदा, रूपऊ, सब्दा, पाली 
किरोंद 

किरोंद, मनऊ , कालरावनी 
बेरखेड़ी टाडा 

कालूखेड़ी 
हड़कल खाती 

भिलावली, मुड़िया नायक 


वाले ग्राम 


1 


340.06 


2 


461.55 


282.51 


4 


563.36 


5 


1114.29 


6 


853.04 


7 


186.15 


8 


561.12 


। 


अनुसूची-2 
अनुसूची -1 में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगर पालिका परिषद् बीना की पुनरीक्षित सीमा निम्न प्रकार है:-- 
उत्तर में- किरोंद , सब्दा, कालूखेड़ी , मुड़िया नायक ,मनऊ , कालरावनी । 
दक्षिण में - नौगांव, गुलौआ , रूपऊ , हिरनछिपा । 
पूर्व में- बरदौरा । 
पश्चिम में- किर्रावदा, पाली, भिलावल 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

प्रीति मैथिल नायक , कलेक्टर. 


M 2 ] 


HEZTYGET 1543 , farlich 6 fiatal 2019 


185 


S. No. 1436-2019 


Sagar, the 26th August 2019 


M.P. Gazette Notified published with extraordinary authority. As per the acceptance 
received under No. 02 

1-04-2019 XVIII 3- Within the limits of the Bina Block of 
Sagar District, exercising the powers conferred under sub -section 1 of Section 5 -A of the Madhya 
Pradesh Municipal Act, 1961, the following In order to include the local area shown in the schedule , 
the transitional area is notified initially for the increase of the limits of the Municipal Council Bina . 
If the local authority or any person residing therein has jurisdiction over any suggestion or 
suggestion in respect of any suit contained therein , within 15 days from the date of publication of 
this notification , your written objection / suggestion will be collected by the District Collector / 
District Urban Development Agency . Any suggestions / objection received within the scheduled 
time shall only be considered . 

:: - SCHEDULE - 1 :: 


The area of the proposed villages to be included from the boundaries ofNagar Palika Parishad Bina 
will be as follows: - 
No .. Name of village area 

Included villages 

Detial of Area 
1 Hiranchhipa Hiranchhipa 

340.06 
2 Nogaon Nogaon 

461.55 
3 Gulaua Gulaua 

282.51 
4 Bardaura Bardaura 

563.36 
5 Kirravada Kirravada ,Rupau , Sabda, Pali 

1114.29 
6 Kirrod Kirrod , Manau , Kalrawani 

853.04 
7 Berkhedi Tada Kalukhedi 

186.15 
8 Hadkal khati Bhilavali , Mudiya Nayak 

561.12 


:: - SCHEDULE - 2 : 
The revised boundary ofthe Municipal Bina after including the area in schedule - 1 
North - Kirrod , Sabda , Kalukhedi,Mudiya Nayak .Manau , Kalrwani 
South - Nogaon , Gulaua, Rupau , Hiranchhipa . 
East - Bardaura . 
West Kirravada, Pali, Bhilavali . 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

PREETI MAITHIL NAYAK , Collector. 


186 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 सितम्बर 2019 


[ भाग 2 


क्र . 1438 - डूडा-2019 


सागर , दिनांक 26 अगस्त 2019 


म 0 प्र 0 राजपत्र ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसू. क्र .- 02 -एफ - 1-04-2019 
अठारह - 3 -- तहत प्राप्त स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 - क की 
उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए सागर जिले की देवरी ब्लॉक की 
सीमाओं के अन्दर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु संक्रमणशील 
क्षेत्र को नगर पालिका परिषद् देवरी की सीमा वृद्धि के लिए प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता 
है । अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें 
निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव 
रखता है, तो इस अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी लिखित 
आपत्ति / सुझाव कार्यालय कलेक्टर जिला शहरी विकास अभिकरण सागर को प्रस्तुत कर सकता है । 
समयावधि में प्राप्त सुझाव / आपत्तियां ही मान्य होगी । 

अनुसूची -1 
नगर पालिका परिषद् देवरी की सीमाओं से सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्तावित ग्रामों का क्षेत्र 
निम्नानुसार होगा: 

नगरीय क्षेत्र के सीमा वृद्धि हेतु ग्राम पंचायत के अन्तर्गत शामिल किये जाने हेतु 
सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम 

आने वाले ग्राम 

प्रस्तावित ग्राम का 

क्षेत्रफल 
झुनकू 

संजय नगर, रजौला ग्राम 
सिलारी 

सेमराखेडी, ग्राम सिलारी 
कांसखेडा 

छीर ग्राम , कांसखेडा 


क . 


1 


312.04 


2 


54.92 


3 


189.45 


अनुसूची -2 
अनुसूची -1 में दर्शाये गये क्षेत्रों सहित नगर पालिका परिषद् देवरी की पुनरीक्षित सीमा निम्न प्रकार 
उत्तर. में- सिलारी । 
दक्षिण में- छीर । 
पूर्व में- कांसखेडा, संजय नगर, रजौला ग्राम । 
पश्चिम में- सेमराखेडी । 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

प्रीति मैथिल नायक , कलेक्टर. 


TT 2 ] 


4829 7547 , Fria 6 faka 2019 


187 


S. No. 1438-2019 


Sagar , the 26th August 2019 


M.P. Gazette Notified published with extraordinary authority . As per the acceptance 
received under No. 02 - F - 1-04-2019 - XVIII -3- Within the limits of the Devri Block of 
Sagar District, exercising the powers conferred under sub -section 1 of Section 5 - A of the Madhya 
Pradesh Municipal Act, 1961, the following In order to include the local area shown in the schedule, 
the transitional area is notified initially for the increase of the limits of the Municipal Council Devri. 
If the local authority or any person residing therein has jurisdiction over any suggestion or 
suggestion in respect of any suit contained therein , within 15 days from the date of publication of 
this notification , your written objection / suggestion will be collected by the District Collector / 
District Urban Development Agency . Any suggestions/objection received within the scheduled 
time shall only be considered . 

:: - SCHEDULE - 1 - : 


The area of the proposed villages to be included from the boundaries of Nagar Palika Parishad 
Devri will be as follows: - 
No , Name of village area 

Included villages 

Detial of Area 
1 Jhunku Sanjay Nagar, Rajaola Garm 

312.04 
2 Silari Semrakhedi, Silari 

54.92 
3 Kanskheda Chheer garm , Kanskheda 

189.45 


:: - SCHEDULE - 2 - :: 
The revised boundary ofthe Municipal Devri after including the area in schedule - 1 
North – Silari, 
South - Chheer garm . 
East - Kanskheda , Sanjay Nagar, Rajaola Garm 
West - Semrakhedi. 


By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , 

PREETI MAITHIL NAYAK , Collector. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019. 


